788 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 23, 2005 ( BHDR. 1, 1927 SAKA) 


[ PARTI 


FORESTS DEPARTMENT 


The 18th August, 2005 
No. 3726 - Ft-11-05 /12371.-- The Governor of Haryana is pleased to notify the subject- wise result of Departmental 
Examination of the officers of the Forests Department , Haryana held inthe month of May/June, 2005 as under : ---- 


Sr. No. 


Vare of officers 


Name of the subject 
Procedure and 

Land Revenue 
Accounts 


Forest Law 


Sarvshri---- 


1 . 


Rar:bir Singh , HFS 


Pass 


Fail 


Pass 


? . 


Sunder Lal, HFS 


Pass 


3 . 


Naresh Kumar. HFS 


Pass 


4 . 


Pass 


Fail 


Pass 


Rajesh Arya , HFS 
Vijay Laxmi, HFS 


5 . 


Pass 


Fail 


--- 


Chandigarh : 
The 10th August, 2005 


MAHA SINGH , 
Commissioner and Secretary to Government Haryana, 

Forests Department. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 16 अगस्त, 2005 


- 


क्रमांक 1386- ज -2-2005/12231 .-- श्री मुसदी लाल पुत्र स्व ० श्री हरि सिंह, गांव कांवी (मामराज की ढाणी), तहसील नारनौल , 
जिला महेन्द्रगढ़ की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए), (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 1965 - ज-1-78/1211 , दिनांक 10 जनवरी, 1979 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । 
इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1789- ज -1-79/44040 , दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300 / -रुपये वार्षिक , 
अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93/ 15918, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 1000 / - रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना 
क्रमांक 1434- ज-2-2002/9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 5000/- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन 
किया गया था । 


2. अब श्री मुसदी लाल की दिनांक 18 मई, 2003 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्री मुसदी लाल की पत्नी श्रीमती शान्ति देवी के नाम फसल रबी, 2003 से 5000/- रुपये वार्षिक की 
संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


.. 


चण्डीगढ़ : 
देनांक 22 जुलाई , 2005 


आर० बी ० खरंबन्दा, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


PART I] . 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 23 , 2005 ( BHDR. 1 , 1927 SAKA) 


789 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 16 अगस्त, 2005 


क्रमांक 1387 - ज-2-2005 /12235. - श्रीराम पुत्र स्व ० श्री राम नाथ, निवासी गांव सिलारपुर , तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ की 
पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1 ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1356 - ज-2-83/ 39992, 
दिनांक 2 दिसम्बर , 1983 द्वारा 300/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 2944- ज-2-98 / 15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000 /- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 
1434- ज-2-2002 /9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 5000 /- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया 


गया था । 


2. अब श्रीराम की दिनांक 28 जून, 2004 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्रीराम की पत्नी श्रीमती प्रभाती देवी के नाम फसल रबी, 2004 से 5000 / - रुपये वार्षिक की संशोधित दर 
से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 19 जुलाई, 2005 


आर० बी ० खरबन्दा. 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 17 अगस्त, 2005 


क्रमांक 1540- ज-2-2005/12272. - श्री हजारी लाल पुत्र श्री भागीरथ, निवासी गांव मोहद्दीनपुर , तहसील व जिला रिवाड़ी की पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए), (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2049 -र- 11-70 / 3/ 24 , 
दिनांक 17 जून , 1970 द्वारा 100/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 5041 - आर-III -70/ 29505 , दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज -1-79/ 44040 , 
दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक , अधिसूचना क्रमांक 2944- ज-2-1993/ 15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 
1000 /- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज- 2-2002/9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 5000/- रुपये वार्षिक 
की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 


2. अब श्री हजारी लाल की दिनांक 25 दिसम्बर, 2004 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्री हजारी लाल की पत्नी श्रीमती चान्दो देवी के नाम फसल खरीफ, 2004 से 5000/ - रुपये वार्षिक की 
संशोधित दर से सन्द में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


आर ० बी ० खरबन्दा, 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 8 अगस्त, 2005 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


